निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 16 अग्रहायण 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 1162 ) पटना , वृहस्पतिवार , 7 दिसम्बर 2017 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

24 अप्रील 2017 
सं० वि०स० विशेष समिति -01/2016-4192/ वि०स० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -1794 , दिनांक 
25.04.2016 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि महामहिम राज्यपाल के 
अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 08.12. 2015 को हुए वाद विवाद तथा केन्द्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के 
केन्द्रांश में कटौती एवं राज्यांश में बढ़ोत्तरी पर दिनांक 04.04.2016 को हुए वाद -विवाद के क्रम में आए सुझाव एवं अध्यक्ष , 
बिहार विधान सभा द्वारा सदन में की गई घोषणा के आलोक में तथा केन्द्र द्वारा बिहार को मिलने वाले “विशेष पैकेज " के 
क्रियान्वयन के अनुश्रवण हेतु गठित विशेष समिति का कार्यकाल दिनांक 25 . 04.2017 से आगामी एक साल तक के लिए 
विस्तारित किया जाता है । 


अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

राम श्रेष्ठ राय , 

सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण )1162-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


